. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 वैशाख , 1938 ( श० ) 


संख्या - 267 


राँची, बुधवार , 


10 मई, 2017 (ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
6 अप्रैल , 2017 ई० 


संख्याः- 12 / प्रो० - 09 -03 / 2015 का० 5179 -- विभागीय अधिसूचना सं०- 2092 दिनांक 
9 मार्च, 2017 के द्वारा प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० III रू0 15600 - 39100 /-, ग्रेड 
वेतन -रू० 6600 ) में प्रोन्नत झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री राजेश प्रसाद 
सिंह , ( कोटि क्रमांक - 105), नवप्रोन्नत प्रधान आप्त सचिव को परिवहन विभाग, झारखण्ड, 
राँची में आप्त सचिव के इनके पद को इनके पदस्थापन अवधि तक प्रधान आप्त 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 10 मई , 2017 
सचिव के पद के रूप में उत्क्रमित करते हुए परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची में 
पदस्थापित किया जाता है | 


2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश साह , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 267-- 50 


